रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जून 26 , 2019 / आषाढ़ 5 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26 , 2019/ASHADHA 5 , 1941 


सं . 1928 ] 
No. 1928 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 जून , 2019 
का . आ . 2142( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3272( अ) तारीख 29 जून 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 के 
कि . मी . 84 .2 से कि . मी . 128 .5 ( ओबेदुल्लागंज - बैतूल खण्ड ) के निर्माण ( चौड़ा करने | चार लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "13 सितम्बर 2018 " 
को " दैनिक जागरण" और " दी हितवाद" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


3123 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्गसंख्या 69 के कि .मी. 84 .2 से कि .मी. 128 .5 ( ओबेदुल्लागंज - बैतूल 

___ खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 
राज्य का नाम : मध्य प्रदेश जिले का नाम : बैतूल 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल __ भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


तालुक का नाम: शाहपुर 
गांव का नाम: बरेठा ( वन विभाग ) 


1 


100 


सरकारी (वनग्राम) असिंचित 


मध्य प्रदेश वन विभाग संरचना : वन 
नाका १, ऑफिस २, ट्रेनिंग सेंटर २ , 
ढालिया 2 


10. 069 


पट्टा धारक का नाम : कुंती पत्नी राजू 
संरचना : मकान - 1 , ढालिया - १ 


2 


| 100/2 


सरकारी(वनग्राम ) असिंचित 


0 . 019 


पट्टा धारक का नाम : पूरन पुत्र कल्लू 
संरचना : मकान - १, ढालिया - १ 


3 


155 , 97 , 53 सरकारी ( वनग्राम)|| असिंचित 


0. 005 


पट्टा धारक का नाम : ओझा पुत्र मकडू 
संरचना : मकान - 1, ढालिया - १ 


A largमरकारीत्वनग्राम) असिंचित 1009 
5181 ,184 सरकारी(वनग्राम) असिंचित ०.०39 


पट्टा धारक का नाम : ओझा पुत्र मकडू 


6 


181 / 


सरकारी (वनग्राम ) असिंचित 


0.007 


पट्टा धारक का नाम : मगलसा पुत्र मकडू 
संरचना : मकान - २ 


| 194 


194 


सरकारी(वनग्राम) असिंचित 


पट्टा धारक का नाम : कांतिबाई पत्नी 
रामदास , शांतिबाई पत्नी लालसिंह 


सरकारी( वनग्राम ) || असिंचित 


0.01 


0 . 01 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पट्टा धारक का नाम : बालकु पुत्र किसन 
संरचना : दूकान - १, टप - १ 


8 


195 , 139 


सरकारी ( वनग्राम) असिंचित 


0 . 003 


20611 


206 / 1 


सरकारी 


पट्टा धारक का नाम : चैन सिंग पुत्र हिम्म 
| संरचना : दूकान - १ 


सरकारी 


असिंचित 10005 


असिंचित 


0 . 005 


10 206 / 

1 


सरकारी( वनग्राम ) असिंचित 


0.034 


पट्टा धारक का नाम : भगवानदास पुत्र 
बाबूलाल संरचना : मकान - १, ढालिया - 
१ पट्टा धारक का नाम : इमरत पुत्र नत्थू 
संरचना : मकान - १, ढालिया - १ पट्टा 
धारक का नाम : मगलसा पुत्र मकडू 
संरचना : मकान - २ पट्टा धारक का नाम : 
हरीराम पुत्र जगनलाल साकरे संरचना : 
मकान - १ पट्टा धारक का नाम : 
मोतीलाल पुत्र रम्मू संरचना : स्टोर रूम 


पट्टा धारक का नाम : रम्मू सिंह पुत्र दस्सू 
सिंह संरचना : मकान - ४, ढालिया - ४ , 
दूकान ३ 


11 


207 


|| सरकारी ( वनग्राम) असिंचित 


0 .027 


12 208 


सरकारी(वनग्राम) असिंचित 


0. 04 


पट्टा धारक का नाम : कुंती पत्नी राजू 
संरचना : मकान - १, ढालिया - १ पट्टा 
धारक का नाम : जिल्लु पुत्र रहमत 
संरचना : मकान - १ , ढालिया - १ 


शासकीय भवन 


13 208 


सरकारी 


असिंचित 


0.007 


| 220 , 180 , 


पट्टा धारक का नाम : सोनू पुत्र रामलाल 


सरकारी(वनग्राम) असिंचित 


||0. 078 


40 


पट्टा धारक का नाम : गुलाब पुत्र गरवसिंह 


|15 ||240 , 23 , 21 सरकारी ( वनग्राम ) असिंचित 


0. 327 


पट्टा धारक का नाम : कांती बाई पत्नी 
रामदास , शांति बाई पत्नी लालसिंह 


16250 , 193 ,45 सरकारी (वनग्राम ) | असिंचित 


0.01 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3(ii)] | 


|17 


251 , 214 


सरकारी( वनग्राम ) असिंचित 


पट्टा धारक का नाम : मुकेश पुत्र मकलसिंह 
संरचना : मकान - १, ढालिया - १ पट्टा 
धारक का नाम : प्रेमवती बेवा ओझा 
संरचना : मकान - १ , ढालिया - १ 


0 .055 


सोमलु पुत्र उदे 


18 27 , 199 


सरकारी (वनग्राम) असिंचित 


|| 0.022 


पट्टा धारक का नाम : रामजी पुत्र नत्थू , 
संरचना : मकान - २, ढालिया - १ 


|| 4 / 2 


सरकारी( वनग्राम ) असिंचित 


0 . 103 


पट्टा धारक का नाम : इमरत पुत्र नत्थू , 
संरचना : मकान - १ , ढालिया - १ 


2040 /2 


सरकारी(वनग्राम) असिंचित 


| 0 .043 


| 2151 , 13 , 263 सरकारी (वनग्राम) असिंचित 


पट्टा धारक का नाम : मुकेश पुत्र मकलसिंह 
संरचना : दूकान - १ , ढालिया - १ 


0 . 007 


पट्टा धारक का नाम : सोमलु पुत्र उदे 


Jale म रकारी(वनग्राम) असिंचित 10022 
23 0661सरकारी(वनग्राम) असिंचित 6061 


पट्टा धारक का नाम : बुधिया पति किशोरी 


पट्टा धारक का नाम : चैतू व हिम्म 
(०. ०१६ हे.) एवं सक्के पुत्र बिरजू (०.०१५ 


2467 


| सरकारी (वनग्राम) असिंचित 


0 .031 


| 2569 


सरकारी (वनग्राम ) असिंचित 


0. 108 


मध्य प्रदेश शासन (०. ०२२ हे.) संरचना 
ग्राम पंचायत देशावड़ी, प्रतीक्षालय, पंप 
हाउस, चबूतरा शंकर भगवान् , पट्टा धारक 
का नाम : दसरू पुत्र भादू ( ०. ०१७ हे.) 
संरचना : दूकान १ , ढालिया ४, मकान १ 


पट्टा धारक का नाम : बुधिया पत्नी 
किशोरी 


26 


87 , 236 


सरकारी ( वनग्राम ) असिंचित 


0 .061 


[ TT II DVS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पट्टा धारक का नाम : सोनू पुत्र रामलाल 


99 / 1 


सरकारी (वनग्राम) असिंचित 


0 .078 


कुल 


1.31 


[91. H . NHAI/RO (MP)/Obedullaganj- Betul/LA /2010/ 3A / 3D ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th June , 2019 


S . O . 2142 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S .O . 3272 ( E ), dated 29th June, 2018 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub 
section (ii) issued under sub - section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc .), maintenance, management and operation 
of National Highway No. 69 on the stretch of land from Km 84 .2 to Km 128 .5 (Obedullaganj - Betul Section ) in the 
district of BETUL in the state of MADHYA PRADESH ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Jagran ” and “ The Hitavada” 
both dated the 13th September 2018 , under sub -section ( 3) of section 3A of the said Act ; 


And whereas no objections have been received from any person by the Competent Authority ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH69 in the stretch of 
land from Km . 84 .2 to Km . 128 .5 (Obedullaganj - Betul section ) of National Highway No. 69 in the District of 

BETUL in the state of MADHYA PRADESH 


State : MADHYA PRADESH 


District: BETUL 


Sr . 


Type of Land 


Survey 
Number 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


No. 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


4 


6 


3 
Taluk : Shahpur 
Viilage : Baretha ( Forest) 


100 


Government(Forest 
Village ) 


Unirrigated 


||0.069 


Madhya Pradesh Forest Department 
Structure : Forest Checkpost 1 , Office 
2 , Training Centre , Dhaliya 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


100 / 2 


Government (Forest 
Village ) 


Unirrigated 


0.019 


Name of Lease Holder : Kunti W /o 
Raaju , Structure : House 1 , Dhaliya 1 


155 , 97 , 53 


Government( Forest 
Village ) 


Unirrigated 


0.005 


Name of Lease Holder : Pooran S /o 
Kallu Structure : House 1, Dhaliya 1 
Name of Lease Holder : Oojha Slo 
Makdu , Structure : House 1, Dhaliya 1 


179 


Unirrigated 


0. 039 


181 , 184 


Government(Forest 
Village ) 
Government( Forest 
Village ) 
Government( Forest 
Village ) 


Unirrigated 


0.039 


Name of lease Holder : Oojha S/o 
makdu 


181/ b 


Unirrigated 


||0 .007 


Name of Lease Holder :Maglsa S /o 
Makdu Structure : House 2 


Government( Forest 
Village ) 


Unirrigated 


10 .01 


0.01 


Name of Lease Holder : Kantibai W /o 
Ramdas, Shantibai W /o Lalsingh 


195 , 139 


Government( Forest 
Village ) 


Unirrigated 


10. 003 


Name of Lease Holder : Balku S / o 
Kisan Structure : Shop 1, Tap 1 


206 / 1 


Government 


Unirrigated 


0.005 


Name of Lease Holder : Chain Singh 
S/o Himmu Structure : Shop 1 


10 


206 / 1 


206/1 


Government(Forest 
Village ) 


Unirrigated 


0 . 034 


Name of lease Owner : Bhagwandas 
S /o Babulal Structure : House - 1 , 
Dhaliya - 1 Name of lease Owner : 
Imrat S /o Natthu Structure : House - 1, 
Dhaliya - 1 Name of lease Owner : 
Maglsa S /o Makdu Structure : House - 
2 Name of lease Owner : Hariram Slo 
Jaganlal Sakre Structure : House - 1 
Name of lease Owner : Motilal S /o 
Rammu Structure : Store Room 


11 ||207 


207 


Government( Forest 
Village ) 


Unirrigated 


||0.027 


Name of Lease Holder : Rammu Singh 
S /o Dassu Singh Structure : House - 4 , 
Dhaliya - 4 , Shop - 3 
Name of Lease Holder : Kunti W /o 
Raaju , Structure : House 1, Dhaliya 1 
Name of lease Holder : Jillu S /o 
Rahmat, Structure : House 1 , Dhaliya 1 


208 


Government(Forest 
Village ) 


Unirrigated 


||0 . 04 


13 


208 


Government 


Unirrigated 


10 .007 


Government Building 


14 |220 , 180 , 40 


Government( Forest 
Village ) 


Unirrigated 


0.078 


Name of Lease Holder : Sonu Slo 
Ramlal 


15 


|240 ,23 ,21 


Government(Forest 
Village ) 


| Unirrigated 


0. 327 


Name of Lease Holder : Gulab Singh 
Garavsingh 


16 


250 , 193 ,45 


Government(Forest 
Village ) 


Unirrigated 


10 .01 


Name of Lease Holder : Kaanti Bai 
W /o Ramdas, Shanti Bai W /o Lalsingh 


251 , 214 


Government( Forest 
Village ) 


Name of lease Owner : Mukesh S /o 
Makal Singh Structure : House - 1, 
Dhaliya - 1 Name of lease Owner : 
Premwati Widow Oojha Structure : 
House - 1, Dhaliya - 1 


Unirrigated 


||0 .055 


[ 971 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


18 ||27 , 199 


27 , 199 


Government(Forest 
Village ) 


Unirrigated 


0.022 


Somlu S /o Ude 


19 ||4/2 


Government( Forest 
Village ) 


Unirrigated 


||0 .103 


Name of Lease Holder : Raamji S / o 
Natthu , Structure : House - 2 , Dhaaliya 
- 1 


20 ||40 /2 


Government( Forest 
Village ) 


Name of Lease Holder : Imrat Slo 
Natthu , Structure : House - 1 , Dhaaliya 


Unirrigated 


||0 .043 


| 51 , 13 , 263 


Government(Forest 
Village ) 


Unirrigated 


||0.007 


Name of Lease Holder : Mukesh S /o 
Makal Singh Structure : Shop 1, 
Dhaliya 1 


22 


64 


| Unirrigated 


0.022 


Name of Lease Holder : Somlu S /o Ude 


Government( Forest 
Village ) 
Government( Forest 
Village ) 


66 /1 


Unirrigated 


0.061 


Government( Forest 
Village ) 


Unirrigated 


0.031 


|| 25 | 69 


Government( Forest 
Village ) 


Name of Lease Holder : Duhiya W /o 
Kishori 
Name of Lease Holder : Chaitu S /o 
Himmu (0.016 Hec .) & Sakke S /o Birju 
( 0 .015 hec .) 
Government of Madhya Pradesh (0 .022 
hec .) Structure : Gram Panchayat 
Deshavadi, Pratikshhalaya, Pump 
House , Chabutra Shankar Bhagwan , 
Name of Lease Holder : Dasru S /o 
Bhaadu (0 .017 Hec.) Structure : Shop 
1, Dhaaliya 4 , House 1 
Name of Lease Holder : Budhiya W /o 
Kishori 
Name of Lease Holder : Sonu S /o 
Ramlal 


||Unirrigated 


10 . 108 


26 


|87 , 236 


Unirrigated 


||0. 061 


Government( Forest 
Village ) 
Government(Forest 
Village ) 


99 /1 


Unirrigated 


10 .078 


TOTAL 


1. 31 


[F .No . NHAI/RO (MP)/ Obedullaganj -Betul/LA/2010 /3A /3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2019.06 .28 
15 :34:13 + 05 30 


ALOK 


